निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

ना. चैत्र 1000 cm) 2018 


7 चैत्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 494) पटना , वृहस्पतिवार , 28 मार्च 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

21 जनवरी 2019 
सं0 9 / विविध - 14 - 01 / 2017 - 876 / सा०प्र० — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार , पटना के परिपत्र 
संख्या - 4714 दिनांक - 05.05.1983 की कंडिका - 2 एवं 3(1),(ii) एवं ( iii) के आलोक में श्री जय कुमार साह , प्रधान आप्त 
सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना (बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा) के दिनांक 14.12. 2018 के शपथ पत्र 
के माध्यम से किये गये अनुरोध के अनुसार उनका जाति सूचक उपनाम साह आदेश निर्गत की तिथि से उनके नाम से 
विलोपित किया जाता है । वे सिर्फ श्री जय कुमार के नाम से जाने जायेंगे । 
2. उक्त आदेश की प्रविष्टि श्री जय कुमार की सेवापुस्ति में की जायेगी । 

आदेश से, 
सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 494-571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


